सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 कार्तिक , 1941 ( श ०) 


संख्या- 862 राँची, बुधवार, 


30 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
30 अक्टूबर , 2019 


अधिसूचना संख्या- परि.वि.-03( स्था .)-10/2013 ( खण्ड-II)/012 श्री अजय कुमार , मोटरयान निरीक्षक 
को झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति , प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) संशोधन नियमावली , 2019 
के अंतर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी ( तकनीकी संवर्ग) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप जिला 
परिवहन पदाधिकारी ( तकनीकी), हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

श्री अजय कुमार को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की 
जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


हरेन्द्र कुमार पाण्डेय 
सरकार के उप सचिव 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 862 -- 50 


